पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/203-205.7 


शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-200.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 25 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2024--ज्येष्ट 30, शक 946 
विषय--सूची 
भाग .—() राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(१) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 

अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (॥) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 

(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (१) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 


भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (7) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग 2 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 मई 2024 


क्रमांक ई 7-03/2024/Uh/2.— WI शासन एतदद्वारा श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. (994) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने 
पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद पर पदस्थ करता है. 


श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री मनोज 
कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (994 ), अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग तथा अति. प्रभार अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 
अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग केवल अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत रहेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव. 


447 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


448 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2। जून 2024 [ भाग 7 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 जून 2024 
क्रमांक एफ 7-06/2020/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती भावना गुप्ता, (ATTA-2074), पुलिस अधीक्षक, जिला 


गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छ.ग. को दिनांक 07-06-2024 से 4-06-2024 (कुल 08 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 
साथ ही दिनांक 5, 6 एवं 47 जून 2024 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती भावना गुप्ता आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छ.ग. के पद पर 
पुनः पदस्थ होंगी. 

3. अवकाश काल में श्रीमती गुप्ता को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते 
थे. 

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गुप्ता ( MTGA-2074), अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्यरत रहतीं. 

5. श्रीमती भावना गुप्ता, (TGa-2074), पुलिस अधीक्षक, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका 


प्रभार श्री राजेश कुमार अग्रवाल, ( भापुसे-202 ), सेनानी, i74T वाहिनी, छसबल, जांजगीर-चांपा, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ 
सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व विभाग 


जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202777037700006/0/AA-82/202-22.— Af राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (4) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2073 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2073 कहा जावेगा) की धारा 7 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा i2 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा १2 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(4) (2) (3) (4) (5) (6) 

जशपुर पत्थलगांव राजाआमा 2.639 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण बुलडेगा - राजाआमा 

प.ह.नं. 36 विभाग पत्थलगांव, जिला जशपुर खाड़ामाचा मार्ग का 

(छ.ग.). भू-अर्जन प्रकरण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग  ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 जून 2024 449 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


जशपुर, दिनांक 30 मई 2024 


SHATA/2024003720008/-82/2023-24.— चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद (१) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन 
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2073 (जिसे Uae पश्चात्‌ अधिनियम, 2073 कहा जावेगा) 
की धारा 9 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(4) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जशपुर 
(ख) तहसील-जशपुर 
(ग) नगर/ग्राम-गम्हरिया, LEA. 08 
(A) लगभग क्षेत्रफल-0.478 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(7) (2) 

239/ से 0.478 

योग 0.478 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छत्तीसगढ़ गृह 
निर्माण मण्डल उप संभाग जशपुर द्वारा ग्राम गम्हरिया में (अटल 
बिहार योजना) आवासीय कालोनी एवं विकास कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में किया 
जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा 
Salad भवन, ब्लॉक-एक, द्वितीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30 मई 2024 


क्रमांक सी.एस.ए./प्रशा./292/2020/39.--छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा नियम 96 में उल्लेखित प्रावधान 
अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो नीचे लिखित अनुसार दिनांक 


22-07-2024 26-07-2024 तक होगी :-- 


भाग-एक 
क्र. प्रश्न पत्र दिनांक दिन विषय समय 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
. प्रथम 22-07-2024 सोमवार संक्षेपिका तथा प्रारूप 3.00 घंटे 
(पुस्तक रहित) प्रात: 7.00 से 2.00 बजे 
2 द्वितीय 23-07-2024 मंगलवार मूलभूत नियम, सिविल लेखा 2.30 घंटे 


विनियम इत्यादि 
(पुस्तक सहित) 


प्रात: 7.00 से .30 बजे 


450 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2। जून 2024 [ a7 
(4) (2) (3) (4) (5) (6) 
3 तृतीय 24-07-2024 बुधवार लेखा परीक्षा तथा लेखा संहिताएं 2.30 घंटे 
(पुस्तक सहित) प्रात: 7.00 से 7.30 बजे 
4. चतुर्थ-अ 25-07-2024 गुरुवार संचालक स्थानीय निधि लेखा की .30 घंटे 
लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन प्रात: .00 से 2.30 बजे 
लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण 
हेतु नियम तथा विनियम 
(सैद्धांतिक) (पुस्तक रहित) 
5. चतुर्थ-ब 26-07-2024 शुक्रवार संचालक स्थानीय निधि लेखा की 2.30 घंटे 
लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन प्रात: 7.00 से 7.30 बजे 
लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण 
हेतु नियम तथा विनियम 
(व्यावहारिक) (पुस्तक सहित) 
भाग-दो 
क्र. प्रश्न पत्र दिनांक दिन विषय समय 
(4) (2) (3) (4) (5) (6) 
f प्रथम-अ 22-07-2024 सोमवार विधान मण्डल के अधिनियम तथा .30 घंटे 
सांविधिक नियम दोपहर .00 से 42.30 बजे 
(सैद्धांतिक) (पुस्तक रहित) 
2. प्रथम-ब 23-07-2024 मंगलवार विधान मण्डल के अधिनियम तथा 2.30 घंटे 
साविधिक नियम दोपहर .00 से .30 बजे 
(व्यावहारिक) (पुस्तक सहित) 
3. द्वितीय 24-07-2024 बुधवार भारत का संविधान 3.00 घंटे 
(पुस्तक सहित) दोपहर 7.00 से 02.00 बजे 
4. तृतीय 25-07-2024 गुरुवार वाणिज्यिक बहीखाता 2.00 घंटे 
(पुस्तक रहित) दोपहर 77.00 से 07.00 बजे 
5. चतुर्थ 26-07-2024 शुक्रवार स्थानीय नियम तथा लोक निर्माण 2.30 घंटे 
कार्य लेखा संहिता .00 से 04.30 बजे 
(पुस्तक सहित) 


पुष्पा साहु, 
संचालक. 


भाग  ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2] जून 2024 45] 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर 
बिलासपुर, दिनांक 0 मई 2024 


क्रमांक 7605/चेकर/तीन-6-7/2000.--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973 (सन्‌ 974 का अधिनियम क्रमांक-2 ) की धारा की उपधारा 
(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री भुपेश कुमार 
बसंत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/2-ब/ 
छ.ग., दिनांक 9 सितम्बर 200 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 7988 (सन्‌ 988 का अधिनियम 
क्रमांक-49 ) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 7946 के 
अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिये विशेष रूप से ) 
निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता 
है. 


न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा. 


No. 7605/Checker/III-6-7/2000.—In exercise of the powers Conferred by sub-Section (2) of Section I of the 
Code of Criminal Procedure, 973 (Act No. 2 of !947), and in supersession of earlier Notification the High Court of 
Chhattisgarh, Bilaspur appoints Shri Bhupesh Kumar Basant, Judicial Magistrate First Class, Raipur to be the Presid- 
ing Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (specially for C.B.I. Cases) established by the Government of 
Chhattisgarh vide Law and legislative Affairs Department Notification No. D/2262/2-B/C.G., dated l9th September 
200] for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police 
Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 946 except those 
specified in Chapter-III of the prevention of Corruption Act, l988 (49 of 988) with effect from the date of his 
assumption of charge of his office. 


The Headquarter of the Court shall be at Raipur. 


बिलासपुर, दिनांक i0 मई 2024 


BAIA 7607 AV AA-0-7/2000.— Sites सिविल न्यायालय अधिनियम, 958 (क्रमांक 9 सन्‌ 7958), की धारा 72 SRI 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि कु. दीक्षा देशलहरे, व्यवहार न्यायाधीश 
वर्ग-2, बलोदाबाजार के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश अपने कार्य स्थल बलोदाबाजार के अतिरिक्त सिमगा में भी माह के प्रथम एवं 
द्वितीय सप्ताह में कु. योगिता जांगड़े, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सिमगा के मातृत्व अवकाश से वापसी तक बैठक करेंगे. 


No. 7607/(76०९९/ा।-0-|/2000.---. exercise of the powers conferred by Section 2 of the Chhattisgarh 
Civil Courts Act, 958 (Act No. 9 of 958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that Ku. Diksha 
Deshlahre, HI Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Balodabazar in addition to her place of sitting at 
Balodabazar shall also sit at Simga during first and second week of the month till the return of Ku. Yogita Jangade, 
Civil Judge Class-II, Simga from maternity leave. 


By Order of the High Court, 
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General. 


